शासन 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़ / दुर्ग / 09 / 2013 - 2015. " 


“ बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान (बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत . क्रमांक जी .2 - 22 - छत्तीसगढ़ 
गजट | 38 सि . से. भिलाई. दिनांक 
30 - 05 - 2001. ” 


सत्यमेव जयते 


. 


. 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 345 ] 


रायपुर, मंगलवार , दिनांक 16 जुलाई 2019 - आषाढ़ 25 , शक 1941 


_ नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर 
अटल नगर , दिनांक 12 जुलाई 2019 

अधिसूचना 


क्रमांक एफ 1 - 145 / 2019 / 18. - छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 ( क्रमांक 37 सन् 1961 ) की धारा 
29 की उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, नगर पालिका परिषद्, किरंदुल 
जिला - दक्षिण बस्तर - दंतेवाडा ( छ. ग.) के वार्डो का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार एतद्द्वारा अवधारित करता 
है - 


01. नगर पालिका परिषद , किरंदुल को 18 वार्डों में विभाजित करता है और अनुसूची में दर्शाये अनुसार ऐसे वार्ड की 

सीमा निर्धारित करता है । 
02. यह अधिसूचित करता है कि ऐसे प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद निर्वाचित किया जायेगा । 

__ अनुसूची 


888 


वार्ड क्रमांक | वार्ड का नाम 

सुभाष चन्द्र बोस वार्ड 
शहीद भगत सिंह वार्ड 
खुदीराम बोस वार्ड 
डॉ . बाबा साहेब अम्बेडकर वार्ड 

रामप्रसाद बिस्मिल वार्ड 
06 डॉ . राजेन्द्र प्रसाद वार्ड 
07 चन्द्रशेखर आजाद वार्ड 
08 राजीव गांधी वार्ड 

प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी वार्ड 
रविन्द्र नाथ टैगोर वार्ड 
डॉ . राममनोहर लोहिया वार्ड 

स्वामी विवेकानन्द वार्ड 
13 पं . जवाहरलाल नेहरू वार्ड 

सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड 


09 


10 


12 


14 


689 


690 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2019 


16 


लाल बहादुर शास्त्री वार्ड 
महात्मा गांधी वार्ड 
| डॉ . राधाकृष्णन वार्ड 
ईश्वरचन्द्र विद्यासागर वार्ड 


18 


नगरपालिका परिषद् किरंदुल के वार्डो की चतुर्सीमा का विवरण 


वार्ड क्रमांक – 01 सुभाषचन्द्र बोस वार्ड 


उत्तर : 


पूर्व 


: 


रघुनंदन के मकान से नाला के किनारे -किनारे दक्षिणी दिशा किनारे भूलन प्रसाद के मकान गणेश 
मण्डप पहाडी की ओर 11B को सम्मलित करते हुए रामाबूटी तक । 
रघुनंदन के मकान से दक्षिणी दिशा हरिचांद मंदिर से प्रकाश हलधर के दुकान शामिल करते हुए 
लखन कर्मकार के मकान गेदूराम : शैलेन्द्री नायक मुस्लिम आटा चक्की होते हुए बिन्दु के मकान 
मांझीराम के मकान को शामिल करते हुए नगरपालिका पानी टंकी तक । 
नगर पालिका पानी टंकी दन्तू के बाड़ा 11B मुख्य मार्ग के दाये तरफ सड़क के नीचे नीलगिरी पेड़ 
अशोक के घर शामिल करते हुए सोनू के मकान से रामाबूटी तक । 
रामाबूटी से होते हुए रंजीत बघेल के मकान गणेश मण्डप होते हुए नाला के किनारे – किनारे भूलन 
प्रसाद के घर तक । 


दक्षिण : 


पश्चिम : 


वार्ड क्रमांक – 02 शहीद भगत सिंह वार्ड 


उत्तर : 


पूर्व : 


दक्षिण : 


मुख्य सड़क एन. एम. डी . सी . पानी टंकी से कृष्णा मण्डल के मकान से पूर्व की ओर देवांगन गुरुजी के 
मकान को शामिल करते हुए साहू समाज मुख्य सड़क तक । 
साहू समाज मानस भवन भदौरिया के मकान उपर दास के मकान को शामिल करते हुए एन. एम. डी. सी . 
पानी टंगी तक । 
एन. एम. डी . सी . पानी टंकी 11B मुख्य मार्ग से बलराम के मकान एडमल स्वामी के मकान को शामिल 
करते हुए अमलू के मकान तक । 
अमूल के मकान से सोनाराम के मकान से होते हुए आंगनबाड़ी जोगी फसिंस मनराखन के घर को 
शामिल करते हुए मुख्य मार्ग एन. एम . डी . सी . पानी टंकी तक । 


पश्चिम : 


उत्तर : 


पूर्व : 


वार्ड क्रमांक – 03 खुदीराम बोस वार्ड 
लता साहू के घर से तालाब को सम्मिलित करते हुये नाला के किनारे -किनारे अंजू अधिकारी के 
दुकान तक । 
दुर्गा मंडप से सूरज स्वाई के मकान रेल्वे बाउण्ड्रीवॉल, भीमा का मकान, आंगनबाड़ी केन्द्र को 
सम्मिलित करते हुये लता साहू के मकान तक । 
नव कुमार मिस्त्री के मकान से विपुल राय के मकान को सम्मिलित करते हुये रिंकु राजवंशी के मकान 
को सम्मिलित करते हुये वर्मा किराना को सम्मिलित करते हुये गजराज कैम्प को सम्मिलित करते हुये 
दुर्गा मंडप तक । 
अंजु अधिकारी के दुकान से उत्तम कर्मकार के मकान, दुर्गा मंडप (मंगल भवन) को सम्मिलित करते 
हुये नव कुमार मिस्त्री के मकान तक । 


दक्षिण : 


पश्चिम : 


वार्ड क्रमांक – 04 डॉ . बाबा साहेब अम्बेडकर वार्ड 


उत्तर : 


पूर्व : 


दक्षिण : 


आनंद किराना स्टोर से सड़क के किनारे - किनारे आर. सी . नाहक के घर को सम्मिलित करते हुये 
हारूपद मिस्त्री के घर को सम्मिलित करते हुये बलाई होटल तक । 
फागू के पान ठेला से नीचे उतरते हुये श्याम लाल ठाकुर के घर को सम्मिलित करते हुये एवं 
बालाराम साहू के घर को सम्मिलित करते हुये आनंद किराना स्टोर तक । 
सुलभ शौचालय से मुख्य सड़क के किनारे -किनारे माँ शारदा गैरेज होते हुये फागूराम के पान ठेला 
तक । 
बलाई होटल से मेन रोड के किनारे -किनारे साहा सर के मकान को सम्मिलित करते हुये आसिफ 
गैरेज को सम्मिलित करते हुये सुलभ शौचालय तक । 


पश्चिम : 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2019 


690 ( 1 ) 


वार्ड क्रमांक – 05 रामप्रसाद बिस्मिल वार्ड 


उत्तर : 


पूर्व 


: 


प्रेमराज जैन के मकान से सड़क के किनारे -किनारे होते हये बालकदास मंदिर को सम्मिलित करते 
हये डॉ . बैरागी के क्लीनिक तक । 
मल्लप्पा का घर से इंद्रजित चौक , मन्टु मण्डल का मकान, काली मंदिर को सम्मिलित करते हुये 
प्रेमराज जैन के मकान तक । 
चितरंजन रॉय का मकान से माया त्रिपाठी के मकान, मल्लप्पा कैम्प, को सम्मिलित करते हुये मल्लप्पा 
के मकान तक । 
डॉ. बैरागी क्लीनिक से मुख्य मार्ग होते हुये इकबाल गैरेज को सम्मिलित करते हुये चितरंजन रॉय के 
मकान तक । 


दक्षिण : 


पश्चिम : 


वार्ड क्रमांक – 06 डॉ राजेन्द्रप्रसाद वार्ड 


उत्तर : 


पूर्व : 


नवगनो बिसोई के घर से मलप्पा कैम्प चौक से उपर की ओर चढते हये पुरूषोत्तम नाई के घर को 
सम्मिलित करते हुये के . एन . गुप्ता के घर तक । 
त्रिभुवन प्रसाद सोनी के घर से रेल्वे पटरी को सम्मिलित करते हुये आदिनारायण के घर का 
सम्मिलित करते हुये नवगनो बिसोई के घर तक । 
हेमलता के घर से नाला के किनारे - किनारे इन्द्रलाल पटेल के घर को सम्मिलित करते हुये त्रिभुवन 
प्रसाद सोनी के घर तक । 
के .एन. गुप्ता के घर से मुख्य मार्ग के किनारे -किनारे टायर दुकान को सम्मिलित करते हुये हेमलता 
के घर तक । 


दक्षिण : 


पश्चिम : 


वार्ड क्रमांक – 07 चन्द्रशेखर आजाद वार्ड 


उत्तर : 


पूर्व 


: 


सोमारु के घर से मुख्य नाला के बाजू होते हुए शिवराम लक्ष्मी का घर होते हुए छोटेलाल गुप्ता के 
मकान तक । 
श्याम बिहारी के मकान से सड़क के किनारे -किनारे लल्लू गुप्ता का मकान होते हुए सोमारु के 
मकान तक । 
मो0 जाफर के मकान से नाला के किनारे -किनारे होते हुए चन्द्रकांता के घर होते हुए श्याम बिहारी 
के घर तक । 
छोटेलाल गुप्ता के घर से आंगनबाड़ी केन्द्र उचित मूल्य कि दुकान होते हुए मो0 जाफर के मकान 
तक । 


दक्षिण : 


पश्चिम : 


वार्ड क्रमांक – 08 राजीव गांधी वार्ड 


उत्तर : 


पूर्व 


: 


गणेश ठाकुर के मकान से नाला के किनारे -किनारे होते हुए चन्द्रिका प्रसाद गुप्ता के मकान को 
सम्मिलित करते हुए गीता साहा के मकान तक । 
रघुनाथ डेयरी से विमला गुप्ता के मकान को सम्मिलित करते हुए बी . के. लाला का बाड़ा को सम्मिलित 
करते हुए गणेश ठाकुर के मकान तक । 
पूनम मिष्ठान भंडार से मस्जिद को सम्मिलित करते हुए रघुनाथ डेयरी तक । 
गीता साहा के मकान से रोड के किनारे -किनारे से संतोष धवन एवं मिलाप चंद जैन के मकान को 
सम्मिलित करते हुए पूनम मिष्ठान भंडार तक । 


दक्षिण : 
पश्चिम : 


वार्ड क्रमांक - 09 प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी वार्ड 


उत्तर : 


पूर्व 


: 


धरम कांटा से सडक मुख्य मार्ग शितला माता मंदिर को सम्मिलित करते हुये एन. एम . डी. सी . मकान को 
सम्मिलित करते हुये बी . आई. ओ. पी . स्कूल तक । 
एन. एम. डी. सी. मकान से डम्पयार्ड के किनारे - किनारे होते हुए एन. एम. डी. सी मकानों को सम्मिलित करते 
हुए धर्मकाटा तक । 
एन. एम. डी . सी . मकान से राठौर सर के घर सम्मिलित करते हुये पार्क से होते हुए एन. एम. डी . सी . 
डम्पयार्ड के पास एन. एम . डी . सी . मकान नं . III / TS /87 तक । 
बी . आई. ओ. पी . स्कूल से मुख्य मार्ग के किनारे - किनारे होते हुए एन. एम. डी . सी . मकान को सम्मिलित 
करत हये अम्बेडकर पार्क के सामने एन . एम. डी. सी . मकान क्रमांक नं . तक । 


दक्षिण : 


पश्चिम : 


690 ( 2 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2019 


वार्ड क्रमांक – 10 रविन्द नाथ टैगोर वार्ड 


उत्तर : 


पूर्व : 


दक्षिण : 


सुबई के मकान से नाला के किनारे - किनारे से उपर कि ओर ज्योति कौर के मकान को सम्मिलित 
करते हुए सड़क के उस पार मस्जिद तक । 
एन.एम. डी . सी . मकान T/II / C20 मकान से चौपाटी को सम्मिलित करते हुए राजेन्द्र के मकान से 
बैलाडिला स्कूल होते हुए सुबई के मकान तक । 
श्री राघव मंदिर से छ. ग. क्लब से मुख्य मार्ग होतु हुए बस स्टैण्ड का सम्सत भाग ग्रामीण बैंक, एन . 
एम . डी . सी . मकान सम्मिलित करते हुए मुख्य मार्ग से नीचे की ओर रवि पान भंडार से एन. एम. डी. सी . 
मकान T/ II / C20 मकान तक । 
मस्जिद से पुलिस आवास को सम्मिलित करते हुए परियोजना अस्पताल व एन. एम. डी. सी . मकानों को 
सम्मिलित करते हुए श्री राघव मंदिर तक । 


पश्चिम : 


वार्ड क्रमांक - 11 डॉ राममनोहर लोहिया वार्ड 


उत्तर : 


पूर्व 


: 


एन.एम. डी . सी . मकान कं . II/ DS/ 447 से गली सड़क होते हुए पार्क के सामने से सब स्टेशन होतु हुए 
अम्बेडकर पार्क के सामने एन. एम. डी. सी. मकान क्रं . III / 4 से मुख्य संडक के किनारे -किनारे अम्बेडर 
पार्क को सम्मिलित करते हुए छ. ग . भवन के सामने मकान कं . II / 6 को सम्मिलित करते हुए गरुद्वारा 
तक । 
एस. पी . 01 से स्क्रीनिंग प्लांट होते हुए केन्द्रीय विद्यालय , SBI बैंक को सम्मिलित करते हुए बैंक के 
सामने मुख्य सड़क के किनारे – किनारे एन. एम . डी . सी . मकान क्रं . II/ DS/ 447 मकान तक । 
चीता कॉलोनी एन. एम. डी . सी . मकान क्रं . III/ DS /141 से GM बंगला सम्मिलित करते हुए गेस्ट हाउस 
सम्मिलित करते हुए डिपॉजिट 14 , 11C डिपॉजिट 13, CISF Complex , धोबीघाट आदि सम्मिलित 
करते हुए NMDC Admin Building होते हुए चेक पोस्ट, सिविल ऑफिस को सम्मिलित करते हुए 
छनन संयत्र से एस . पी . 01 तक । 
गुरूद्वारा से होते हुए नेपाली पारा रिक्रियेशन क्लब, टीचर्स कॉलोनी, ET हास्टल शेख गौस के घर 
होते हुए चीता कॉलोनी NMDC III/ DS/141 तक । 


दक्षिण : 


स्ट, सिविल APIex, धोबीघाट 8 गेस्ट हाउस 


पश्चिम : 


वार्ड क्रमांक – 12 स्वामी विवेकानन्द वार्ड 


उत्तर 


: - रेल्वे पूल एवं केन्द्रीय भंडार से प्रारंभ कर फुटवॉल ग्राउण्ड की उत्तरी सीमा से होते हुये पूर्वी सीमा 

सडक तक । 
बुधराम के मकान से प्रारंभ कर समस्त झुग्गी - झोपडी को शामिल करते हुये नाला एवं रेल्वे लाईन 
पार कर नवनिर्मित बारसा कॉलोनी के मकान नं. / 11 / डीएस / 559 डबल स्टोरी मकानो को शामिल 

करते हुये डी. ए. व्ही . स्कूल शामिल करते हुये उत्तरी सीमा केन्द्रीय भण्डार तक । 
: - ए. सी . सीट मकानो से प्रारंभ कर पुराना पुलिस थाना को शामिल करते हुये बुधराम के मकान तक । 
: - कोदाराम बघेल के मकान से प्रारंभ कर हैवी सेक्शन होते हुये रेल लाईन के साथ डी.ए. व्ही . स्कूल , 

सी . आई.एस. एफ . बैरक शामिल करते हुये केन्द्रीय भंडार एवं रेल्वे ब्रिज तक । 


दक्षिण 
पश्चिम 


वार्ड क्रमांक – 13 पं. जवाहरलाल नेहरू वार्ड 


उत्तर 
पूर्व 


: 


दक्षिण : 


फुटबाल ग्राण्उड को सम्मिलित करते हुये एन. एम. डी . सी. के मुख्य मार्ग तक । 
बारसा कॉलोनी मं . नं . 11 / डी. एस. / 575 से बारसा कॉलोनी मं .नं . डी . एस. / 561, विद्युत कार्यालय , 
कॉपरेटिव स्टोर, यूपी / बिहार भवन को सम्मिलित करते हुये फुटबाल ग्राउण्ड मार्ग तक । 
मुख्य मार्ग से होते हुये पुराना डबल स्टोरी म.नं . 423 को सम्मिलित करते हुये बारसा कॉलोनी मकान . 
नं . डी . एस . / 575 तक । 
फुटबाल ग्राउण्ड मुख्य मार्ग होते हुये एन. एम. डी. सी . बस स्टॉप, एन. एम. डी. सी. मकान नं . 11 / डी . 
एस / 495 को सम्मिलित करते हुये पुराना डबल स्टोरी क्रं . मकान नं . 423 तक । 


पश्चिम : 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2019 


690 ( 3 ) 


वार्ड क्रमांक - 14 सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड 


उत्तर : 


पूर्व 


: 


सी . आई. एस . एफ . मकान नं . 01 से शिवमंदिर सामने रोड से विश्वनाथ साहू दुकान से टाईप सी मकान 
होते हुए जिम तक । 
रेल लाईन ( फाईनोर पारा को छोड़कर ) तुलेश्वर साईकल स्टोर , मैत्री नायर घर से नाला के 
किनारे - किनारे मीरा तिवारी के घर से सी. आई. एस.एफ मकान नं . 01 तक । 
मिलेनियम पार्क, नेहरु कॉलोनी को सम्मिलित करते हुये सड़क के किनारे - किनारे रेल लाईन 
( फाईनोर पारा को छोड़कर ) तक । 
जिम से मुख्य सड़क के किनारे -किनारे , टाईप सी मकान , सतनाम भवन, जिला सहकारी बैंक को 
सम्मिलित करते हुये मिलेनियम पार्क तक । 


दक्षिण : 


पश्चिम : 


वार्ड क्रमांक - 15 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड 


उत्तर : 


पूर्व : 
दक्षिण : 


जगरगुण्डा मार्ग के किनारे - किनारे लक्ष्मी का मकान , चटाई कैम्प को सम्मिलित करते हुये मुख्य मार्ग 
सदा के मकान तक । 
अतुल सिंह के मकान से प्रकाश विद्यालय के पिछे –पिछे, जगरगुण्डा मार्ग तक । 
मुख्य मार्ग में बालन किराना से नाई का दुकान एन.एम. डी. सी. का मं. नं . III /TS/159/ G, NMDC Sub 
Station सम्मिलित करते हुये अतुल सिंह के मकान तक । 
सदा के मकान से सड़क किनारे -किनारे होते हुये राजु होटल आंगनबाड़ी, खेल मैदान सम्मिलित 
करते हुये मुख्य मार्ग में बालन किराना तक । 


पश्चिम : 


वार्ड क्रमांक - 16 महात्मा गांधी वार्ड 


उत्तर : 


पूर्व 


दक्षिण : 


उप स्थास्थ्य केन्द्र, हाट बाजार , लघु उद्यान, बालक छात्रावास को सम्मिलित करते हुये 
तक । 
सुपर बाजार से मकान नं. II / DS/ 417 से हाटबाजार सम्मिलित करते हुये उप स्वास्थ्य केन्द्र तक । 
विद्युत सब स्टेशन से गांधीनगर सम्मिलित करते हुये मकान नं . II/ DS/ 446 सम्मिलित करते हुये सुपर 
बाजार तक । 
विद्युत सब स्टेशन से शिव मंदिर, बौध विहार, एस. एल. आर. एम . सेन्टर, नवीन पुलिस थाना सम्मिलित 
करते हुये मुख्य मार्ग छात्रावास तक । 


पश्चिम : 


वार्ड क्रमांक – 17 डॉ राधाकृष्णन वार्ड 


उत्तर : 


पूर्व 


: 


संजय निकुंज के सामने नाला से मुख्य सड़क के किनारे-किनारे रेल्वे का मकान सम्मिलित करते हुए 
गणेश मंदिर तक । 
मेघनाथ के मकान से उषा साहू का मकान होते हुए अनिल राजी का मकान , गेस्ट हाउस, रेल्वे 
ऑफिस, ए. ई. एन . मकान को सम्मिलित करते हुए संजय निकुंज के सामने नाला तक । 
हरिनाथ पुजारी के मकान से होते हुए स्टील ब्रिज के किनारे से ओवर ब्रिज के नीचे सड़क के किनारे 
से मेघनाथ के घर तक । 
गणेश मंदिर से होते हुए रेल्वे स्टेशन को सम्मिलित करते हुए पटरी के किनारे – किनारे हरिनाथ 
पुजारी तक । 


दक्षिण : 


पश्चिम : 


690 ( 4 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2019 


वार्ड क्रमांक - 18 ईश्वर चन्द विद्यासागर वार्ड 


उत्तर : 


पूर्व : 


बेनपाल , जगरगुण्डा मार्ग संगम स्थित संजय निकुंज से प्रारंभ कर छ.ग. विद्युत मंडल परिसर की पूर्वी 
सीमा तक । 
एन. एम. डी . सी . के आक्सीकरण पोखर से प्रारंभ कर हाईस्कूल भवन, पटवारी भवन एवं पत्थर खदान 
तथा नाला के पार नडियापारा, तामोपारा एवं पटेलपारा सहित सम्पूर्ण क्षेत्र को शामिल करते हुये 
यादव एवं कमल दरों के मकान व जोय के मकान से छ. ग . विद्युत मंडल की उत्तरी सीमा तक । 
प्राथमिक शाला एवं पूर्व माध्यमिक शाला भवन से प्रारंभ कर आर. ई.एस. कॉलोनी को सम्मिलित करते 
हुये एन. एम. डी . सी. के आक्सीकरण पोखर तक । 
प्राथमिक शाला एवं माध्यमिक शाला से प्रारंभ कर सडक के पूर्वी किनारे पर कन्या छात्रावास भवन 
होते हुये संजय निकुंज तक । 


दक्षिण : 


पश्चिम : 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

आर. एक्का, उप - सचिव. 


अटल नगर, दिनांक 12 जुलाई 2019 


क्रमांक एफ 1 - 145 / 2019 / 18. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में इस विभाग 
की अधिसूचना क्रमांक एफ 1 - 145 / 2019 / 18 दिनांक 12 - 07 - 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से 
एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है । 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

आर. एक्का , उप - सचिव. 


Atal Nagar, the 12th July 2019 


NOTIFICATION 


No . F 1 -145 /2019 / 18 .- In exercise of the power conferred by sub - section (1 ) of Section 29 of the 
Chhattisgarh Munipalities Act, 1961(No. 37 of 1961) the State Government, hereby determine the extent of 
wards of Municipal council Kirandul , Distt. - South -bastar - Dantewada as per Schedule given below : 


01 . 


Dividing the Kirandul, Municipal council into 18 wards and defining the limit of all such wards as per 
Schedule . 


02. 


Notify that one member shall be elected for every ward . 


SCHEDULE 


No . of wards 


Name of Wards 


Subhash Chandra Bose Ward 


Shahid Bhagat Singh Ward 
Khudiram Bose Ward 


Dr. Baba Saheb Ambedkar Ward 


Ram Prasad Bismil Ward 


Dr. Rajendra Prasad Ward 


Ford 


T54 , facilis 16 


A 


2019 


690 (5 ) 


Chandrashekhar Azad Ward 
Rajiv Gandhi Ward 
Priyadarshini Indira Gandhi Ward 


Ravindranath Tagore Ward 
Dr. Ram Manohar Lohiya Ward 


Swami Vivekanand Ward 


Pt. Javaharlal Nehru Ward 


Sardar Vallabh BhaiPatel Ward 


Lal Bahadur Shashtri Ward 


Mahatma Gandhi Ward 


Dr. Radhakrishnan Ward 


Ishwarchandra Vidhyasagar Ward 


. 


Description of ward limits of Municipal council Kirandul 


Ward No.-01 Subhash Chandra Bose Ward 


North 


East 


Starting from Raghunandan s house drainage starts and goes side by side towards south 
direction to Bhulan Prasads house, Ganesh mandapam hill and including 11 B till Rambuti . 
Starting from Raghunandan s house in south direction from Harichand temple to Prakash 
Haldars Shop then Lakhan Karmakar s house Geduram from Shailendri Nayak Muslim flour 
mill including Bindus and Manjhiram s house till Nagarpalika Water tank . 
Starting from Nagarpalika Water tank, Dantu s fence , 11 B Mainstreets right side , down the 
road Nilgiri trees, including Ashoks & Sonus house till Rambuti. 
Starting from Rambuti towards Ranjit Baghel s house including Ganesh Mandapam by the 
Side of drainage till Bhulan Prasad s house. 


South 


West 


Ward No.- 02 Shahid Bhagat Singh Ward 


North 


East 


Starting from main road of NMDC S Water tank , towards east from Krishna Mandal s house 
to Dewangan Guruji s house till Sahu SamajManas Bhawan then till main road . 
Starting from Sahu Samajs Manas Bhawan including Das house which is about Bhudamia s 
house till NMDC water tank . 
Starting from NMDC water tank throagh 11B main street to Balram s house including Admal 
swami s house till Amlu s house . 
Starting from Amlu s house proceeding Sonaram s house , including Anganbadi, Jogi, Fransis, 
Manrakhan s house till main street NMDC S water tank . 


South 


West 


Ward No.- 03 Khudiram Bose Ward 


North 


East 


Starting from Lata sahu s house including Pond and side by side, of drainage up to Anju 
Adhikari s shop . 
Starting from Suraj Swami s house side by side of Railway boundary wall including Bhima s 
house and Anganbadi center up to the house of Lata Sahu. 
Startig from Nav kumar Mistri s house to Vipul Rai s house then including Rinku Rajwanshi s, 
house, Verma kirana, Durga Mandap up to Lata Sahu s house . 
Starting from Anju Adhikari s Shop , Uttam karmkar s Shop, including Durga Mandap side by 
side ofmain street up to Nav kumar Mistri s house 


South 


West 


690 (6 ) 


ERREPTE TIGUA , facit . 16 JAITS 2019 


Ward No.- 04 Dr. Baba Saheb Ambedkar Ward 


North 


East 


Starting from Anand kiran s Store , by the side of road including R .C . Nahak s house , Harupad 
Mistri s house till Balai hotel. 
Coming down from Fagu s Panstall including the house of Shyamlal Thakur, Balram Thakur, 
up to Anand kirana store. 
Starting from Sulabh Shauchalay followed by the side of main road, passing through Sharada 
Garage up to Fagu Ram s Panstall. 
Starting from Balai Hotel followed by the side of main road including Saha sir s house 
including Aasif Garage till Sulabh Shouchalay . 


South 


West 


Ward No .-05 Ram Prasad Bismil Ward 


North 


East - 


Starting from Malappa s house, ascending up by the side ofroad toward Maya Tripathi s 
house, up to Chitranjan Rai s house . 
Starting from Prem Raj Jain s house to Kali temple , including Mantu Mandal s house up to 
Malappa s house . 
Starting from Dr. Bairagi s clinic descending down side by side of the road towards Balak Das 
Temple up to Prem Raj jain s house . 
Starting from Chitranjan Rai s house including IkbalGarage till Dr. Bairagi s clinic. 


South - 


West 


Ward No.-06 Dr. Rajendra Prasad Ward 


North 


East - 


Starting from Navagno Bisoi s house to Malappa camp Square , ascending toward Purshottam 
Nai s house up to K . N . Gupta s house . 
Starting from Tribhuvan Prasad soni s house including railway lines Aadinarayan s house up 
to Narayan Bisaio s house. 
From Hemlata s house by the side of drainage , including Indralal Patet s house till Tribhuwan 
Prasad Soni s house . 
From K . N . Gupta s house to side by side of main road , including Tyre shop till Hemlata s 
house . 


South 


East - 


Ward No.- 07 Chandrashekhar Azad Ward 


North 


East - 


Starting from Somaru s house, by the side of main drainage including Shivram Laxmi s house 
up to Chotelal Gupta s house . 
Starting from Shyam Bihari s house , by side of the road including Lalu Gupta s house up to 
Somaru s house . 
Starting from Moh . Jafer s house, by the side of drainage including Chandrankanta s house up 
to Shyam Bihari s house. 
Starting from Chotelal Gupta s house , then Anganbadi Centre, including Society up to Moh . 
Jafer s house . 


South 


West - 


Ward No.-08 Rajiv Gandhi Ward 


North 


East - 


From Ganesh Thakur s house, by the side of drainage, including Chandrika Prasad Gupta s 
house till Geeta Sahu s house . 
From Raghu Nath Dairy , Vimal Gupta s house including B .K Lala s fence till Ganesh Thakur s 
house . 
From Punam Misthan Bhandar including Mosque up to Raghu Nath Dairy . 
From Geeta sahu s house , side by side of road including toward Santosh Dhawan and Vimal 
Chand Jain s up to Poonam Misthan Bhandar. 


South 
West - 


E 


HNIC T54F , facilid 16 al 2019 


690 (7 ) 


Ward No.-09 Priyadarshini Indira Gandhi Ward 


North - 


East - 


Starting from Dharam Kanta including main road Sheetla Mata temple, NMDC Qr. No- III 
/DS /316 till BIOP school. 
Starting from NMDC Qr. No III/DS/87 followed by Dumpyard including NMDC S Qr. till 
Dharamkanta . 
Starting from NMDC Qr. No III/4 including Rathore sir s house, park , NMDC Dumpyard till 
NMDC Qr . No 3 / TS /87 
From BIOP School, then Proceeding toward side by side of main street including NMDC S 
Qr. No II / 16 front of Ambedkar Park till NMDC S Qr. NO III /4 . 


South 


West - 


Ward No.- 10 Ravindranath Tagore Ward 


North - 


East - 


South - 


Starting from Subai s house , by the side of drainage , ascending upward towards Jyoti Kaur s 
house till other side of road up to Mosque. 
Staring from NMDC S Qr. No T/ II/ C20 including Chaupati, Rajendra s house, Bailadila 
School till Subai s house . 
Starting from Raghav Temple, Chhattisgarh club main street, entire Bus stand area ,Gramin 
Bank , including NMDC s Qr. descending towards main street to Ravi Pan Bhandar till 
NMDC s Qr. No T/ II /C20 
Starting from Mosque , Police quaters, Project Hospital and NMDC s quarter s till Shri Raghav 
Temple . 


West - 


Ward No.- 11 Dr. Ram Manohar Lohiya Ward 


North 


East - 


Starting from NMDC quater No II/DS/447 , passing through gali street infront of Park , 
Substation , in front of Ambedkar Park , NMDC quater No III/4 to side by side ofmain street 
including Ambedkar Park , quater No II/6 infront of Chhattisgarh Bhawan till Gurudwara . 
Starting from SP -01 , Screening plant, Kendriya Vidyalaya, SBI Bank including side by side of 
main street till NMDC quater No- II/DS/447. 
Starting from Cheeta colony NMDC quater No III /DS/141 , GM Bangla , including Guest 
house, Deposit 14 , 110 , 13, CISF complex , Dhobi Ghat, NMDC Administration Building , 
Check post, Civil Office till Screening plant SP -01. 
From Gurudwara proceeding toward Nepali para, Recreaton club , teacher s colony, ET Hostel, 
passing through Shaeikh Gau s House till Cheeta colony NMDC quarter No III/DS/141. 


South - 


West - 


Ward No.- 12 Swami Vivekanand Ward 


North - 


East - 


Starting from Railway Bridge and Central store towards north boundary of Football Ground 
till east boundary of the street. 
Starting from Budhram s house , entire slums drainage crossing railway lines, new Barsa 
colony house No - II/DS/559 , Double story quarters including DAV school till North Boundary 
of Central store , 
From AC Sheet quarter including old police station till Budhram s house. 
From Koda Ram Baghel s house, heavy section , Railway line including DAV School, CRPF 
Barrack till Central Store and Railway Bridge, 


South 
West 


Ward No .- 13 Pt. Javaharlal Nehru Ward 


North 
East - 


From Football ground towards NMDC Main Road . 
Strarting from Barsa Colony House No II/ DS /575 towards including Barsa colony House no . 
DS /561, Electric Office, Cooperative store, UP / Bihar Building, including Football Ground to 
main Road . 
Starting from main road towards including old double story house no. 423 till Barsa colony 
House No.DS/575 
Starting from ground to main road including NMDC Bus Stop , NMDC House no. 11/DS /495 
till Old double story house no . 423 . 


South 


West - 


690 ( 8 ) 


FORTIE ( 15143 , faalit 16 2019 


Ward No.- 14 Sardar Vallabh Bhai Patel Ward 


North 


East - 


Starting from CISF Qr. no -1, Shiv Temple front road Vishwanth Sahu s shop, Type C 
quarters , till GYM . 
Form Railway track ( Excluding Finore para ) towards Tuleshwr Cycle store, Maitri Nayar s 
house, side of drainage , Mira Tiwari s house to CISF Qr. No.- 1. 
Form Millinium Park including Nehru Colony side by side of C . C . Road Till Railway Track 
(Excluding Finor para ) 
Form GYM Building to side by side C . C . Road including Type C Building Satnaam Building , 
Jila Sahkari Bank till Millenium park . 


South 


West - 


Ward No.- 15 Lal Bahadur Shashtri Ward 


North 


East - 


Starting from side by side of Jagargunda Road including Laxmi s house , Chatai Camp, till 
main road to Sada s House.. 
Starting from Atul Singh s house behind Prakash Vidhayalaya Cumpus till Side by Side of 
Jagargunda Road .. 
Starting from Main road Balan ’s Kirana including, Barbar Shop, NMDC house no . 
III/ TS /59G , NMDC sub Station till Atul singh s House . 
Starting from beside the road near Sada s house including Raju Hotel, Anganwadi, Sport 
Ground, till main road near balan Kirana . 


South - 


West - 


Ward No. - 16 MahatmaGandhi Ward 


North - 


East - 


Starting from primary Health Center towards including Haat Bazar, MiniGarden , Boys hostel 
till Main road . 
Starting from Super Markert towards including Qr. No.- II/DS /417 , Haatbazar till primary 
Health Center. 
Starting from Electric Sub station including Gandhinagar colony, House No . II /DS/446 till 
Super Market 
Starting from Electric Sub station including Shiv Temple , Boudvihar, SLRM Centre, New 
Police station till main road near boys hostel. 


South 


West 


Ward No.- 17 Dr. Radhakrishnan Ward 


North 


East 


From front of Sanjay nikunj drainage by the side of main street, including railway quarters to 
Ganesh temple 
From Megnath sahu s house Usha sahu s house, Aniraji s house ,Guest house, railway office 
including AEN ’S quarter till front drainage of Sanjay Nikunj. 
From Harinath pujari s house then by the side of steel bridge to under street of over bridge to 
Megnath s house . 
From Ganesh temple including railway station , by the side of railway lines to Harinath 
pujari s house. 


South 


West 


Ward No .- 18 Ishwarchandra Vidhyasagar Ward 


North - 


East - 


Starting from Benpal Jagargunda route sangam , Sanjay Nikunj to Chhattisgarh electric board 
campus (east boundary ) 
Starting from NMDC oxygenation pond, High school building, patwari building , kunwari 
(pathar khadan ) and other side of drainages Nadiyapara , Tamopara, Patelpara including entire 
area and Yadav ’s Kamal darro s and Joya s house to north boundary of CG Electricity board . 
From Primary school and Middle school building including RES Colony, to NMDC 
oxygenation pond . 
Starting from Primay school, Middle school, Girls hostel building present at east side of road 
to Sanjay Nikunj 


. 


South - 


West - 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , 

R . EKKA, Deputy Secretary . 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री , छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019 . 


